निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 197 ) 


20 वैशाख 1934 ( NO) 
पटना , वृहस्पतिवार , 10 मई 2012 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

8 मई 2012 
सं0 08 / सू0अ0 15- 03 / 07 सा0प्र0 - 6550 — विभागीय अधिसूचना सं0 -1116, दि0 31. 01 .2007 के द्वारा 
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार के सतह पर अपील दायर करने हेतु आवेदन 
शुल्क 10 / - ( दस) रुपये प्रति अपील निर्धारित है । " जानकारी " के वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन प्रथम व द्वितीय 
अपील दायर करने के लिए 10 / - ( दस) रुपये प्रति अपील शुल्क की कटौती करने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


